रजिस्ट्री सं० डी - ( सी ) - 73 


Regered No. D -(D )-73 


पत्यपषसपने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 


. 


सं० 45 ] 
No. 45 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 8, 1975 ( कार्तिक 17, 1897 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 8 , 1975 ( KARTIKA 17 , 1897 ) 


A 


RE 


| 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या री जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 


नोटिस 

NOTICE 
नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपन 17 अक्तूबर 1975 तक प्रकाशित किए गए है 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 9th Octuber 1975 : -- 


मंक 


विषय 
Subject 


संख्या और तिथि 

द्वारा जारी किय गया 
Issue No . No. and Date 

Issued by 
- - - - - - - - -- - - - - - 
196. सं० 103 - आई . टी० सी० ( पी० एन० )/ 75, वाणिज्य मंत्रालय 

दिनांक 1 अक्तूबर 1975 


भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता 

1975 के अन्तर्गत प्रायात के लिए लागू 
होने वाले नियम तथा शर्ते । 


No. 103 -ITC (PN ) 75, dated the 1st October 1975 Ministry of Comnierce 


Terms and Conditions applicable to im 
port licences issued under Indo -Swodish 
Development Co- operative Agreement, 
1975 . 


वाणिज्य मंत्रालय 


197. सं० 42-ई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 75, दिनांक 

4 अक्तूबर 1975 
No. 42 - ETC (PN) 7 , dited tho 4th October , 1975 


सैलुलोजीय नकली रेशम वस्त्रो और नाइलान 

वस्त्रों का निर्यात - --विकेन्द्रीकरण । 
Export of Cellulosic Art Silk Fabrics and 

Nylon Fabrics: - Dccantlisation. 


Ministry of Commerce 


ऊपर लिखे असाधारण राजपनों की प्रतियां , प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग - पत्र भेजने पर भेज दी जानी । 
मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publi 
cations Civil Lines, Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Controller within tcr days of the data 
of issue of these Gazettes . 

(793) 
31161/75 


794 


THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 8, 1975 ( KARTIKA 17, 1897) 


[ PART I - SEC . 1 


अंक 
Issue No . 


संख्या और तिथि 
No . and Date 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


विषय 
Subject 


198 सं० 104 - प्राई० टी० सी० ( पी० एन० ) / 75, वाणिज्य मंत्रालय अप्रैल 1975 - - मार्च 1976 के दौरान 
दिनाक 4 अक्तूबर 1975 

फोटोग्राफिक स्टूडियो व्यावसायिक फोटो 
ग्राफरों द्वारा दुहरे लेंस रिफलेक्स केमरा 

और फोटोग्राफिक औजारों का प्रायात । 
No. 101-ITC (PN ) / 75, ditel the 4th Ostobar 1975 Ministry of Com norco Import of twin lens reflex cameras and 

photographic instruments by photographic 
studios/professional photographers during 

April 1975 - March 1976. 
199. सं० 105 -- प्राई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 75, वाणिज्य मंत्रालय 

अप्रैल 1975-~ -मार्च 1976 अवधि के 
दिनांक 8 अक्तूबर 1975 

लिए पायात व्यापार नियंत्रण नीति रैड 
बुक ( वा० 1 ) के परिशिष्ट 41 में यथा 
निहित लोहा तथा इस्पात मदों के लिए 

आयात नीति । 
No. 105-ITC ( PN ) 75 , lited th , 8th Ostobar 1975 Ministry of Com nyrca Import Policy for Iron & Steel items as 

contained in Appendix 41 of the ITC Policy 
Red Book (Volume 1 ) for the period Aprli 

1975 .... March, 1976. 
200. सं० 43-ई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 75, दिनांक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांगला देश की सरकार 
8 अक्तूबर 1975 

के लिए बढ़ाए गए 10 करोड़ रुपये के 

पण्य ऋण ( 1974 ) के प्रति निर्यात । 
No . 43- E TC ( PN) 75, dated ths 8th Octobor 1975 Ministry of Commerce Export against Com nodity Credit of R9. 

100 Million (1974 ) Extended by the Govt . 

of India to the Govt . of Bangla Desh . 
201. सं० 156( 9 ) / 74 - -पालिसी - 1, दिनांक 9 कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय सदस्यों की सूची में वधि / परिवर्तन करने का 
अक्तूबर 1975 

निर्णय । 
No . 156 (9)/74 - Py. I, dited ths 9th October 1975 Ministry of Agriculture & Allition ; alterations in this list of Mym . 

Irrigation 

bers of the Advisory Council 
202. सं० प्रतिप्रदायगी/पी० एन० - 75/ 75, दिनांक 9 वित्त मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी पी० 
अक्तूबर 1975 

एन० 1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में 

प्रकाशित सारणी में संशोधन । 
No . DRAW BACK / PN- 75/ 15, datod tho 9th October Ministry of Finance Amendmonts in the tablo published in tho 
1975 

Public Notice No . DRAWBACK/PN- 1 , 
dated the 15th October 1971 . 


PART [ SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 8 , 1975 (KARTIKA 17 , 1897 ) 


795 


3 


भाग I.. - खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित प्रधिसूचनाएं . 
भाग I - खंड 2 ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों . पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - - खंड 3 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोमतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग II -- खंड 1--- अधिनियम, अध्यादेश और 

विनियम . . 
भाग II खंड 2 - - विधेयक पौर विधयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट 
भाग II - - खंड 3-- - उपखंड (i ) - - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा 
लयों और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

जारी किए गए साधारण नियम ( जिनमें 
साधारण प्रकार के प्रादेश , उप -नियम 
आदि सम्मिलित है ) 

3091 
भाग II - खंड 3 - - उपखंड ( ii ) - ( रक्षा मंत्रालय 
793 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

आदेश और अधिसूचनाएं . . 3921 
1733 

भाग II - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 

सूधित विधिक नियम और आदेश 483 
भाग III - - खंड 1 -- महालेखा परीक्षक , संघ लोक 

सेवा आयोग, रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 

और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 9419 
1489 

भाग III -- खंड 2 -- एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 757 
भाग III - खंड 3 -- मुख्य प्रायक्तों द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III -- खंड 4 - विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
सूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिस 
शामिल है 

. . . 1965 
भाग IV - और- सरकारी व्यक्तियों और गैर 
सरकारी संस्थानों के विज्ञापन तथा नोटिस 

197 
CONTENTS 
PAGE 

( other than the Ministry of Defence ) and PAGE 
by Central Authorities ( other than tho 
Administrations of Union Territories ) . . 

3991 
PART II - SECTION 3. -- SUB, SEC. (ii) . - Statutory 
793 

Orders and Notifications issued by tho 
Ministries of the Government of India 
(other than tho Ministry of Defence ) and 
by the Contral Authorities ( other than tho 

Administrations of Union Territorlos ) . . 3921 
PART II _ SECTION 4. - Statutory Rules and Orders 
733 

_ notified by the Ministry of Defence . . 483 
PART III _ SECTION 1. - Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission , Railway Administration , High 
Courts and the Attached and Subordinato 

Offices of the Government of India . 9419 
PART II - SECTION 2 . - Notifications and Notices 

jogued by the Patent Offices, Calcutta 
PART III - SECTION 3. - Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 

sioner 
PART III _ SECTION 4. --- Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders. Advertise . 
ments and Noticos issued by Statutory 
Bodies 

1965 
PART IV _ Advertisements and Notices by Private 

Individuals and Privete Bodies . . 


PART I - SECTION 1 . -- Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations. Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supremo 
Court 

. . . . . 
PART I _ SECTION 2. - Notifications regarding Ap 

pointments, Promotions , Leave etc. of 
Government Officors issued by the Minis 
tries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . . . . . 
PART I - SECTION 3. - - Notifications relating to Non 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by tho Ministry of 

Detence 
PART I - SECTION 4 . -- - Notifications regarding Ap 

pointments, Promotions , Leave etc. of 

Oficers issued by the Ministry of Dofonço 
PART II — SECTION 1. - - Acts , Ordinances and Regula 

tion : 


1489 


757 


PART II — SECTION 2. - Bills and Reports of Select 

Committees on Bills . . . . . . 


PART II - SECTION 3. - SUP . SEC. ( i ) . -- General Sta 

tutory Rules (including orders , bye -laws 
otc., of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India 


197 


796 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 8 , 1975 (KARTIKA 17, 1897 ) 


[PART 


Sec . 1 


भाग I . - 1 

PARTI - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा 

आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
INotifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ] 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1975 

संकल्प 
सं० 25-12/ 75- एल० डी० टी० - - अप्रैल, 1975 में 
लुधियाना में हुए पशु वैज्ञानिक तथा पशु प्रजनकों के सम्मेलन 
में की गई सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पशु तथा डेरी 
विकास के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों 
के बारे में सलाह देने के लिये एक तदर्थ समिति का गठन करने का 
निर्णय किया है , ताकि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न 
एजेसियों के बीच अधिकतम समन्वय स्थापित किया जा सके । 
इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-- - 

सदस्य 
1. डा० एम० एन० मेनन , 

पशुपालन प्रयुक्त, कृषि विभाग - अध्यक्ष 
2. डा० बी० के० सोनी , 

उप महा निदेशक ( ए० एस०) , 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 
3. श्री ए० के० राय चौधरी , 

प्रबंध निदेशक , 
भारतीय डेरी निगम , 7वां तल , यश कमल बिल्डिंग , 

लोक मान्य तिलक रोड, बड़ौदा - 5 
4. श्री मणिभाई देसाई, मेनेजिंग ट्रस्टी तथा निदेशक , 

भारतीय कृषि उद्योग फाउन्डेशन , 

उरलीकंचन ( पूना ) 
5. डा० डी० सुन्दरेशन, निदेशक , 
___ राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान , करनाल 
6. डा० जी० बी० सिंह, प्रबंध निदेशक , 
पंजाब डेरी विकास निगम , 

14- ए सैक्टर 7- सी , मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ 
7. डा० आर० डी० नान्जिया , 

पशु पालन निदेशक , 

कर्नाटक , बंगलौर 
8. श्री जी . गोपीनाथ, भूतपूर्व संयुक्त प्रायुक्त ( डेरी 
विकास ) , 
कृषि विभाग , नई दिल्ली 


सदस्य सचिव 
9. श्री एस० कृष्णामूर्ति , - - 
__ उपायुक्त ( पशु विकास ), 

कृषि विभाग, नई दिल्ली । 
समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) पशुओं के प्रायात के मामलों में अपनाई जाने 

वाली नीति । 
( 2) विदेशी सहयोग की परियोजनाओं के विशेष 

संदर्भ में विदेशी नस्ल तथा प्रजनन के स्तरों पर 
बल देने सम्बन्धी सिफारिशों के साथ अपनाई जाने 

वाली संकर प्रजनन नीति । 
( 3 ) आनुवंशिक संसाधन, जिन पर संकर प्रजनन कार्य 

क्रम की सहायता के लिये निर्भर रहा जा सके । 
( 4 ) एक ही क्षेत्र की विभिन्न एजेन्सियों के कायों 

में दखल दिये बिना उपलब्ध संसाधनों का पूरा 
लाभ उठाने की दृष्टि से पशु विकास के कार्य में 
लगी विभिन्न एजेन्सियों के बीच कार्य का समन्वय 

करना । 
( 5 ) पशुओं के निर्यात के मामले में अपनाई जाने वाली 

नीति तथा इसके प्रभावी विकास के लिये एक 

संगठन का विकास करना । 
( 6) उचित देशी जर्मप्लाजम के संरक्षण तथा विकास 

के लिये किये जाने वाले उपाय । 
यह समिति इस मंत्रालय के विचारार्थ चार महीने 
के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति 
समस्त राज्य सरकारों, सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्रों तथा 
भारत सरकार के सब मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग , 
मन्त्रिमण्डल सचिवालय , प्रधान मंत्री का सचिवालय , लोक 
सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी 
जाये । . 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व - साधारण की 
जानकारी के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाये । 

आई० जे० नायड, अपर सचिव 


PART I - SEC 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 8, 1975 ( KARTIKA 17, 1897 ) 


797 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


के संकल्प संख्या एम० टी० सी० ( 16)/ 74- एम० टी० , 
दिनांक 16 नवम्बर , 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती 


(सिंचाई विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1975 
सं० 19( 10)/ 73-वि० फा०- एक - भूतपूर्व सिंचाई पौर 
विद्युत मंत्रालय की समय -समय पर यथा संशोधित अधिसूचना 
सं० वि० का छ : 4 ( 9 ) दिनांक 10 मार्च, 1955, जिसके 
अन्तर्गत तुगभद्रा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था , में निम्न 
लिखित संशोधन किया जाता है : - -- 

"परा 1 में सदस्यो के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि में सचिव , 
सार्वजनिक निर्माण विभाग , प्रांध्र प्रदेश सरकार के स्थान 
पर सचिव , सिंचाई और विद्युत् विभाग , प्रांध्र प्रदेश 
सरकार पढ़ा पाए " । 

के० प्रार० एस० प्राचार्य , अवर सचिव 


" क्रम संख्या 19 के सामने लिख श्री एन० पी० इलियट 
के नाम के स्थान पर श्री के० एस० भंडारकर का नाम 
रखा जाए " । 


आवेश 


मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति 
राष्ट्रपति के निजी एवं सेना सचिवों ; प्रधानमंत्री सचिवालय , 
मंत्रिमंडल सचिवालय , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, 
सभी राज्य सरकारो, पत्तन न्यासों, तथा नौवहन महानिदेशालय 
बम्बई को भेजी आये । 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

(परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्लो , दिनांक 15 अक्तूबर 1975 

संकल्प 
सं० एम० टी० सी० ( 16)/ 74-एम० टी० केन्द्रीय 
सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवह्न पक्ष ) 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्व-साधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया 
जाये । 


बी० डी० जोशी , संयुक्त सचिव 


5 . Dr . D . Sundrasen , 
__ Director , NDRI , Karnal . 
6. Dr. G. B. Singh , 

Managing Director, 
Punjab Dairy Developinent 
Chandigarh . 


Corporation , 


7. Dr . R . D . Nanjiah, 

Director of Animal Husbandry , 
Karnataka , Bangalore , 


8 . Shri G . Gopinath , 

Ex Joint Commissioner (Dairy Development ) , 
Department of Agriculture, New Delhi. 


Member -Secretary. 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND 

IRRIGATION 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 
New Delhi, the 16th October 1975 

RESOLUTION 
No . 25 - 12 / 75- LDT . --In pursuance of the recom 
mendations made at the conference of Animal 
Scientists and Livestock Breeders , held at Ludhiana 
im April , 1975 , the Government of India have decid . 
ed to constitute on ad hoc Committee to advise on the 
policies and programmes to be followed concerning 
cattle and dairy development with a view to bringing 
about maximum coordination between different agen 
cies in the implementation of these programmes . 
The Committee will consist of the following : 

Members 

1 . Dr. M . N . Menon, 
Animal Husbandry Commissioner , 
Department of Agriculturo - -Chairman 
2. Dr . B . K . Soni, 

Deputy Director General ( AS ) , I. C. A. R. 
3. Shri A. K . Roy Chaudhri , 

Managing Director , Indian Dairy Corpora 
tion, Baroda. 
4 . Shri Manibhai Desai, 

Managing Trustec and Director , 
Bhartia Agro- Industries Foundation, 
Uralikanchan ( Poona ) . 


9 . Shri S. Krishnamurthy , 

Deputy Commissioner ( Cattle Development) , 

Deptt . of Agri ., New Delhi . 
The term of reference of the Committee will be as 
follows : 

(i) Policy to be adopted in the import of cottle . 
( ii ) Cross- breeding policy to be adopted with 

recommendations concerning emphasis to be 
placed on levels of exotic inheritance and 
breeds to be used etc . with particular refer 
ence to projects with foreign collaboration . 


( iii ) Genetic resources on which dependence should 

be placed for supporting the cross - breeding 
programme. 


798 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 8,-1975 (KARTIKA 17, 1897) (Part ( Sec. 1 ] 
= - -- - -- - - 
( iv ) Co -ordination of work belween different agen 1955 (as amended from time to time) reconstituting the 

cies engaged in cattle development work with Tungabhadra Board : 
d view 10 utilise the available Tesources to 
the fullest advantage without overlapping of " For existing entry under Members in para 1 
the functions of the different agencies in the substitute ‘ The Secretary to the Government of 
same area. 

Andhra Pradesh , Irrigation & Power Department for 

The Secretary to the Government of Andhra Pra 
( v ) Policy to be adopted in the export of cattle 

desh , Publia works Department." 
and the development of an organisation for its 

K , R . S. ACHARYA , Under Secy . 
effective development, 
( vi ) Measures to be taken to preserve and 
develop suitable indigeneous germplasm . 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
The Committe will submit its report within four 

( TRANSPORT WING ) 
months conveying its recommendations for the consi 
deration of this Ministry . 

New Delhi, thc 15th October 1975 
ORDER , 

RESOLUTION 
ORDERED that a copy of the Resolution bo communi 

No. MTC ( 16 ) / 74 -MT. -- The Central Government 
cated to all the State Governments , concerned Admin 

is pleased to make the following amendment to the 
istrations of Union Territories and the Departments of 

Ministry of Shipping and Tronsport ( Transport 
the Ministries of the Government of India , Planning 

Wing ) s Resolution No. MTC ( 16 ) / 74 -MT dated 
Commission , Cabinet Secretariat, Prime Minister s 

the 16th November, 1974 : 
Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Sec 
retariat 

" For the name Shri N , P , Elliot appearing 
ORDERED also that the Resolution be published in 

against Serial No. 19, the name of Shri K . S . 
the Gazette of India for general information . 

Bhandarkar shall be substituted ." 
[ J. NAIDU , Addl. Secy . 

ORDER 


(DEPARTMENT OF IRRIGATION ) 

New Delhi, the 15th October 1975 
No. 19 ( 1 ) / 73 -DW - I. - The following amendment is 
made in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power 
Notification No. DW - V1-4 ( 9 ) dated the 10th March , 


ORDERED that a copy of this Resolution be commu 
nicated to the Private and Military Secretaries to the 
President, the Prine Minister s Secretariat, the Cabinet 
Secretariat, all the Ministries of the Government of 
India , all the State Governments , the Port Trusts and 
the Director General of Shipping, Bombay . 

ORDERED also that the Resolution be published in 
the Gazette of India for general information . 

D . D . Joshi, Jt. Secy. 


LL 


PRINTED BY THE MANAGER , COVRNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE ( ONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


